निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 88 ) पटना, सोमवार , 1 फरवरी 2016 


- 


- - - 


सं0 प्र0 / विविध स्थापना - 04 / 2015 - 01 

ऊर्जा विभाग 
- 

संकल्प 

28 जनवरी 2016 
विभागीय संकल्प सं0 349 , दिनांक 08.06. 2004 को अवक्रमित करते हुए ऊर्जा विभाग के अधीन विद्युत 
निरीक्षणालय में कार्यरत कर्मियों को सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु स्क्रीनिंग कमिटी 
का गठन निम्न प्रकार किया जाता है: 
सचिव , ऊर्जा विभाग 

अध्यक्ष 
सामान्य प्रशासन विभाग के मनोनीत पदाधिकारी 

सदस्य 
उप सचिव - सह - आंतरिक वित्तीय सलाहकार , ऊर्जा विभाग 

सदस्य 
अनुसूचित जाति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी - सदस्य 
वरीय विद्युत निरीक्षक , विद्युत निरीक्षणालय, बिहार, पटना 

सदस्य । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विनोदा नन्द झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


onPoN.. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 88 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


